रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 18 , 2017 / अग्रहायण 27 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY, DECEMBER 18 , 2017 / AGRAHAYANA 27, 1939 


सं . 3420] 
No. 3420] 


जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली , 18 दिसम्बर , 2017 
का . आ . 3897( अ). केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का . आ . 3187 ( अ) द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग II , खंड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 20 के साथ पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 
( 1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य 
गंगा संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति (जिसे इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य गंगा समिति कहा गया है) नामक प्राधिकरण का 
गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 
( क ) पदेन सदस्यगण: 
(i) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

अध्यक्ष , पदेन ; 
(ii ) प्रमुख सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग 

सदस्य, पदेन; 
(iii) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग 

सदस्य - संयोजक ; 
(iv) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , वन विभाग 

सदस्य , पदेन ; 
सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , जल संसाधन विभाग 

सदस्य सचिव; 
( vi ) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग 

सदस्य , पदेन ; 
( vii ) अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 

सदस्य , पदेन ; 
( viii) छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यान्वयन एजेंसी के चीफ एक्जीक्यूटिव अधिकारी 

सदस्य , पदेन ; 
( ix ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ शासन 

सदस्य , पदेन ; 


7209 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


( xii) 
( xiii) 


( xiv ) 


सदस्य . 


( ख ) नामित सदस्यगण : 
( x) मुख्य अभियंता , हसदेव गंगा कछार , जल संसाधन विभाग , अंबिकापुर 

सदस्य ; 
( xi) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग , बिलासपुर परिक्षेत्र 

सदस्य; 
विलासपुर 
मुख्य वन संरक्षक , वन विभाग , सरगुजा वृत्त , सरगुजा 

सदस्य; 
क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी , अंबिकापुर 

सदस्य ; 
अधिष्ठाता , स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी 

महाविद्यालय , रायपुर 
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
3. छत्तीसगढ़ राज्य गंगा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
4 . नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि 
के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

___ [ फा . सं . स्था .-01/ 2016 -17/ 111/ एनएमसीजी( खंड-III )] 
राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन ) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


MINISTRY OF WATER RESOURCES , RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION 

ORDER 

New Delhi, the 18th December, 2017 
S . O . 3897 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and ( 3 ) of section 3 of the 
Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ), read with the paragraph 20 of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Water Resources , River Development and Ganga Rejuvenation 
number S . O . 3187 ( E ), dated the 7th October , 2016 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section III, Sub - section (ii) ( hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby 
constitutes an authority to be called the State Ganga Rejuvenation , Protection and Management Committee for 
the State of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the State Ganga Committee for Chhattisgarh ), comprising 
of the following members, namely : 
(a ) Chief Secretary, Government of Chhattisgarh 

Chairperson , Ex - officio ; 
( b) Principal Secretary , Finance Department , Government of 

Member, Ex -officio ; 
Chhattisgarh 
( c ) Principal Secretary , Department of Housing and Environment, 

Member- Convener; 
Government of Chhattisgarh 
( d ) Principal Secretary, Department of Forests, Government of 

Member, Ex -officio ; 
Chhattisgarh 
Principal Secretary , Department of Water Resources, Government 

Member Secretary ; 
of Chhattisgarh 
Principal Secretary, Department of Public Health Engineering, 

Member, Ex -officio ; 
Government of Chhattisgarh 
( g) Chairman , State Pollution Control Board , Government of State of 

Member, Ex -officio; 
Chhattisgarh 
( h) Chief Executive Officer of Executing Agency in the State of 

Member, Ex - officio ; 
Chhattisgarh 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) Principal Chief Conservator of Forests , Government of 

Member , Ex -officio ; 
Chhattisgarh 
Nominated Members: 
(j) Chief Engineer , Hasdev Ganga Kacchar, Department of Water 

Member ; 
Resources, Ambikapur 
( k) Chief Engineer, Department of Public Health Engineering, 

Member ; 
Bilaspur 
(1) Chief Conservator of Forests , Department of Finance , Sarguja 

Member ; 
(m ) Regional Environment Officer, Ambikapur 

Member ; 
( n) Dean, Swami Vivekanand College of Agricultural Engineering & 

Member. 
Technology 
2 . The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this 
Order. 
3. The State Ganga Committee for Chhattisgarh shall exercise such powers and perform such functions as 
stated in the said notification . 
4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by 
the rules of the State Government. 
5 . The State Ganga Committee for Chhattisgarh may decide the procedure and frequency for holding the 
meetings as per the said notification . 

[ F. No. Estt.- 01/ 2016- 17/ 111/ NMCG ( Vol.-III) ] 
RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration ) National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017 
का . आ . 3898( अ). — केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का . आ . 3187 ( अ) द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 20 के साथ पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 
( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप -धारा (1 ) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश 
राज्य गंगा संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति (जिसे इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य गंगा समिति कहा गया है) नामक 
प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 
( क) पदेन सदस्यगण : 
(i) मुख्य सचिव , हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार , शिमला-2 

अध्यक्ष, पदेन ; 
( ii) अपर मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार , शिमला-2 

सदस्य , पदेन ; 
(iii ) अपर मुख्य सचिव ( शहरी विकास एवं आवास ), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, सदस्य - संयोजक ; 

शिमला- 2 
अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण एवं वन), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, शिमला- 2 

सदस्य , पदेन; 
प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य ), हिमाचल राज्य सरकार, शिमला- 2 

सदस्य , पदेन ; 
( vi) अध्यक्ष , हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिम 

सदस्य , पदेन; 
परिवेश,शिमला - 2 
( vii ) निदेशक , पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग , यू. एस . क्लब , पर्यावरण भवन , 

सदस्य , पदेन ; 
शिमला - 1 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हेड ऑफ फोरेस्ट्स ), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार , 

सदस्य , पदेन ; 
शिमला- 1 
( ix ) इंजीनियर- इन चीफ, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य 

सदस्य सचिव , पदेन : 


( iv ) 


( viii) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


( ख) नामित सदस्यगण : 
(x) डॉ. सुरेश सी . अत्री , मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (पर्यावरण ), पर्यावरण , 

सदस्य ; 
विज्ञान एवं तकनीकी विभाग , यू. एस . क्लब , पर्यावरण भवन , शिमला - 1 
( xi) श्री अशोक श्रीधर , मुख्य अभियंता , हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं लोक 

सदस्य ; 
स्वास्थ्य विभाग ( सेवानिवृत ) 
( xii ) श्री रजनीश शर्मा, स्टेट जिओलोजिस्ट , उद्योग निदेशालय , शिमला 

सदस्य ; 
( xiii) श्री डी . के. शर्मा, मुख्य अधिशासी अधिकारी, बड्डी इन्फ्रास्ट्रक्चर , झरमाजरी 
बड्डी 

सदस्य ; 
मी डॉ . संजय सूद , भारतीय वन सेवा , सदस्य सचिव , हिमाचल प्रदेश प्रदूषण 

सदस्य . 
नियंत्रण बोर्ड, हिम परिवेश फेज -III , न्यू शिमला, हिमांचल प्रदेश 
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
3. हिमाचल राज्य गंगा समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष , बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[ फा . सं. स्था .- 01/ 2016-17/111/एनएमसीजी( खंड-III)] 
राजीव किशोर , कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 


New Delhi, the 18th December, 2017 
S . O . 3898 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3) of section 3 of the 
Environment ( Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986), read with the paragraph 20 of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation 
number S . O . 3187 ( E ), dated the 7th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, 
Section III, Sub - section (ii) ( hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby 
constitutes an authority to be called the State Ganga Rejuvenation , Protection and Management Committee for 
the State of Himanchal Pradesh (hereinafter referred to as the State Ganga Committee for Himanchal 
Pradesh ), comprising of the following members, namely: 
(a ) Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh , Shimla-2 

Chairperson, Ex -officio ; 
Additional Chief Secretary , Department of Finance , 

Member , Ex- officio ; 
Government of Himachal Pradesh, Shimla- 2 
Additional Chief Secretary , Urban Development and Housing, 

Member - Convener; 
Government of Himachal Pradesh , Shimla -2 
( d ) Additional Chief Secretary, Environment and Forest , 

Member, Ex -officio ; 
Government of Himachal Pradesh , Shimla - 2 
(e ) Principal Secretary , Irrigation and Public Health , Government 

Member, Ex -officio ; 
of Himachal Pradesh , Shimla - 2 
Chairman , Himachal Pradesh State Pollution Control Board , 

Member, Ex - officio ; 
Him Parivesh , Shimla - 2 
( g ) Director Department of Environment, Science & Technology ), 

Member, Ex - officio ; 
US. Club, Paryavaran Bhawan , Shimla - 1 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( k ) 


(h ) Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forests ) 

Member, Ex -officio ; 
Government of Himachal Pradesh , Shimla - 1 
(i) Engineer- in Chief, Irrigation and Public Health 

Member Secretary , Ex -officio ; 
Nominated Members: 
(j) Dr. Suresh C . Attri. Principal Science Officer ( Environment) 

Department of Environment, Science & Technology ) U . S . 
Club Paryavaran Bhawan , Shimla - 1 

Member ; 
Shri Ashok Shridhar, Chief Engineer, Himanchal Pradesh 
Irrigation and Public Health Department (Retired ). 

Member; 
(1) Shri Rajneesh Sharma , State Geologist , Directorate of 

Member; 
Industries , Shimla 
( m) Shri D . K . Sharma, Chief Executive Officer, Baddi 

Member ; 
Infrastructure , Jharmajri Baddi 
(n ) Dr. Sanjay Sood , Indian Forest Service, Member Secretary , 

Member. 
Himachal Pradesh Pollution Control Board , Him Parivesh 

Phase — III New Shimla , Himachal Pradesh 
2 . The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this 
Order. 
3 . The State Ganga Committee for Himachal Pradesh shall exercise such powers and perform such functions 
as stated in the said notification . 
4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by 
the rules of the State Government. 
5 . The State Ganga Committee for Himachal Pradesh may decide the procedure and frequency for holding 
the meetings as per the said notification . 

[ F. No. Estt .- 01/ 2016 - 17/ 111 / NMCG ( Vol.-III ) ] 


RAJIV KISHORE , Executive Director ( Administration ) National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 2017 
का . आ . 3899 ( अ ). केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का . आ . 3187 ( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खंड 3, उप -खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 20 के साथ पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 
(1986 का 29) की धारा 3 की उप -धारा (1) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा मध्य प्रदेश राज्य 
गंगा संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति (जिसे इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य गंगा समिति कहा गया है ) नामक प्राधिकरण का 
गठन करती है , जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 
( क ) पदेन सदस्यगण: 
(i) मुख्य सचिव , मध्य प्रदेश राज्य सरकार 

अध्यक्ष, पदेन ; 
( ii) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 
(iii ) प्रमुख सचिव , शहरी विकास एवं आवास विभाग , मध्य प्रदेश राज्य सरकार 

सदस्य- संयोजक ; 
( iv) प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, मध्य प्रदेश राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 
(v) प्रमुख सचिव , जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 
प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मध्य प्रदेश राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 


दस्यगण 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


( vii ) अध्यक्ष , मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य 

सदस्य , पदेन ; 
प्रदेश राज्य सरकार 
( viii) मुख्य अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी 

सदस्य , पदेन ; 
(ix) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 
( ख) नामित सदस्यगण : 
( x) श्री एच. एस . मालवीय , अधीक्षण अभियंता , मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण 

सदस्य ; 
बोर्ड , भोपाल 
( xi ) डॉ . आलोक सक्सेना, चीफ केमिस्ट , मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल 

सदस्य ; 
( xii) डॉ . विनीता विपत , मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी , इन्वायर्नमेंटल प्लानिंग एंड 

सदस्य ; 
कोआर्डिनेसन ओर्गेनाइजेसन , भोपाल 
( xiii ) श्री एन. पी . कोरी , मुख्य अभियंता , मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग, यमुना 

सदस्य ; 
बेसिन ग्वालियर (मध्य प्रदेश ) 
( xiv ) श्री आर. एम . शर्मा, अधीक्षण अभियंता , मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग , 

सदस्य ; 
यमुना बेसिन, एल . सी . सी . मोरेना (मध्य प्रदेश ) 
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
3. मध्य प्रदेश राज्य गंगा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष , बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि 
के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[ फा . सं . स्था .-01/ 2016- 17/ 111/एनएमसीजी( खंड-III )] 
राजीव किशोर , कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 

New Delhi, the 18th December , 2017 
S . O . 3899 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and (3 ) of section 3 of the 
Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ), read with the paragraph 20 of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Water Resources , River Development and Ganga Rejuvenation 
number S . O . 3187 ( E), dated the 7th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , 
Section 3 , Sub - section (ii) (hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby 
constitutes an authority to be called the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee for 
the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the State Ganga Committee for Madhya Pradesh ), 
comprising of the following members , namely: 
(a ) Chief Secretary , Government of Madhya Pradesh 

Chairperson, Ex - officio ; 
Principal Secretary , Department of Finance, Government of State 

Member, Ex -officio ; 
of Madhya Pradesh 
(c ) Principal Secretary, Department of Urban Development & 

Member - Convener ; 
Housing , Government of State of Madhya Pradesh 
( d ) Principal Secretary , Department of Environment & Forest, 

Member, Ex -officio ; 
Government of State of Madhya Pradesh 
(e) Principal Secretary , Department of Water Resource, Government 

Member, Ex -officio ; 
of State of Madhya Pradesh 


( b ) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Principal Secretary, Department of Public Health Engineering, 

Member, Ex -officio ; 
Government of State ofMadhya Pradesh 
( g) Chairman , Madhya Pradesh State Pollution Control Board , 

Member, Ex -officio ; 
Government of State of Madhya Pradesh 
(h ) Chief Executing Officer of Executing Agency 

Member , Ex -officio ; 
Principal Chief Conservator of Forest, Government of Madhya 

Member, Ex -officio ; 
Pradesh 
Nominated Members : 
(j) Shri H . S . Malviya , Superintending Engineer, Madhya Pradesh 

Member; 
Pollution Control Board , Bhopal 
( k ) Dr. Alok Saxena, Chief Chemist, Madhya Pradesh Pollution 

Member ; 
Control Board , Bhopal 
(1 ) Dr. Vinita Vipat, Chief Scientific Officer, Environmental Planning 

Member; 
and Coordination Organization , Bhopal 
(m ) Shri N . P . Kori, Chief Engineer, Madhya Pradesh Water Resource 

Member; 
Department, Yamuna Basin Gwalior (Madhya Pradesh ) 
( n ) Shri R. M. Sharma , Superintending Engineer, Madhya Pradesh 
Water Resource Department, Yamuna Basin , L . C . C ., Morena 

Member. 
(Madhya Pradesh ) 
2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this 
Order. 
3 . The State Ganga Committee for Madhya Pradesh shall exercise such powers and perform such functions 
as stated in the said notification . 
4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by 
the rules of the State Government. 
5. The State Ganga Committee for Madhya Pradesh may decide the procedure and frequency for holding 
the meetings as per the said notification . 

[ F. No . Estt .-01/ 2016- 17/111/ NMCG ( Vol-III) ] 
RAJIV KISHORE , Executive Director ( Administration ) National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 2017 
का . आ . 3900( अ). — केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का . आ . 3187 ( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 20 के साथ पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 
( 1986 का 29) की धारा 3 की उप -धारा ( 1) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा राजस्थान राज्य गंगा 
संरक्षण , सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति (जिसे इसके बाद राजस्थान राज्य गंगा समिति कहा गया है ) नामक प्राधिकरण का गठन 
करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 
( क ) पदेन सदस्यगण : 
(i) मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य सरकार 

अध्यक्ष, पदेन ; 
(ii ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 
(iii ) प्रमुख सचिव , शहरी विकास एवं आवास विभाग , राजस्थान राज्य सरकार 

सदस्य - संयोजक; 
प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राजस्थान राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 
प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 
( vi) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , राजस्थान राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( vii) अध्यक्ष , राजस्थान राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , 

सदस्य , संयोजक ; 
राजस्थान राज्य सरकार 
र मुख्य अभियंता , राज्य जल संसाधन प्लानिंग विभाग , राजस्थान राज्य 

सदस्य , पदेन ; 
सरकार 
(ix ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक , राजस्थान राज्य सरकार 

सदस्य , पदेन ; 
( ख) नामित सदस्यगण : 
(x) श्री एस. के. गुप्ता , सेवानिवृत मुख्य अभियंता , जल संसाधन विभाग , 

सदस्य : 
राजस्थान राज्य सरकार 
(xi) श्री भूपेंद्र माथुर , मुख्य अभियंता , लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग , राजस्थान 

सदस्य; 
राज्य सरकार 
( xii डॉ . वी . के. सिंघल , चीफ इन्वायर्नमेंटल इंजीनियर , राजस्थान राज्य प्रदूषण 

नियंत्रण बोर्ड , जयपुर 
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
3. राजस्थान राज्य गंगा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग 
करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5 . दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[ फा . सं . स्था .-01/ 2016-17/111/एनएमसीजी ( खंड-III )] 
राजीव किशोर , कार्यकारी निदेशक ( प्रशासन ) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 

New Delhi, the 18th December , 2017 
S . O . 3900 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 3 of the 
Environment ( Protection) Act, 1986 ( 29 of 1986) , read with the paragraph 20 of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Water Resources , River Development and Ganga Rejuvenation 
number S . O . 3187 (E ), dated the 7th October, 2016 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub - section (ii) (hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby 
constitutes an authority to be called the State Ganga Rejuvenation , Protection and Management Committee for 
the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the State Ganga Committee for Rajasthan ), comprising of the 
following members , namely : 
(a ) Chief Secretary , Government of Rajasthan , 

Chairperson , Ex- officio ; 
(b ) Principal Secretary , Department of Finance , Government of State 

Member, Ex- officio ; 
of Rajasthan 
(c ) Principal Secretary , Urban Development and Housing, Government 

Member -Convener ; 
of State of Rajasthan 
( d ) Principal Secretary , Environment and Forest, Government of State 

Member , Ex - officio ; 
of Rajasthan 
Principal Secretary , Water Resources , Government of State of 

Member , Ex -officio ; 
Rajasthan 
Principal Secretary, Public Health Engineering Department, 

Member, Ex -officio ; 
Government of State of Rajasthan 
( g) Chairman , Rajasthan State Pollution Control Board , Government of 

Member - Convener; 
State of Rajasthan 


(f) 


[ HTT II - qus 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(h ) Chief Engineer, State Water Resources Planning Department, 

Member, Ex-officio 
Government of Rajasthan 
(i) Principal Chief Conservator of Forest, Government of Rajasthan 

Member, Ex-officio ; 
Nominated Members : 
(i) Shri S . K . Gupta, Retired Chief Engineer Water Resources 

Member ; 
Department, Government of Rajasthan 
(k ) Shri Bhupendra Mathur, Chief Engineer, Local Self Government 

Member; 
Department, Government of Rajasthan 
( 1) Dr. V . K . Singhal, Chief Environmental Engineer , Rajasthan State 

Member . 
Pollution Control Board , Jaipur 
2 . The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this 
Order . 
3. The State Ganga Committee for Rajasthan shall exercise such powers and perform such functions as 
stated in the said notification . 
4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by 
the rules of the State Government. 
5. The State Ganga Committee for Rajasthan may decide the procedure and frequency for holding the 
meetings as per the said notification . 


[ F . No . Estt.-01/ 2016 - 17 / 111/NMCG (Vol.- III) ] 


RAJIV KISHORE , Executive Director (Administration ) National Mission for Clean Ganga 


शुद्धिपत्र 

He facroft , 18 Faltele, 2017 
का . आ . 3901( अ). – भारत सरकार, जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 
11 TM1 , 2017 W FT. 317 . 2180 ( 37 ) ART HRA 276477 , BRATETUT, ATT II, CE 3, 34 - 45 (ii) T8 2 # Taalfera 
3TTETISHT F T8 2 # 7 3 Tak , 2017 7 340 , 2016 YGTURI 

[9T . H. FAT.-01/2016 - 17 /111 /Gayer (E5- III)] 
राजीव किशोर , कार्यकारी निदेशक ( प्रशासन ) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th December, 2017 
S . O . 3901 ( E ). — In the notification of the Government of India , in the Ministry of Water Resources, 
River Development and Ganga Rejuvenation number S . O . 2180 ( E ), dated the 11th July , 2017 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) in page 2 , for “ 7th October , 2017 ” , read 
“ 7th October , 2016 ” . 


[F . No. Estt.-01 /2016 - 17 / 111/NMCG (Vol.- III) ] 
RAJIV KISHORE , Executive Director ( Administration ) National Mission for Clean Ganga 


Digitally signed by RAKESH 


RAKESH SUKUI SUKUL” 


Date : 2017 .12 .19 22:40 :13 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


